निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 112 ) पटना, बुधवार , 7 फरवरी 2018 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


पाव 


शुद्धि - पत्र 

6 फरवरी 2018 
विषय: विभागीय संकल्प सं0 - 1188 दिनांक - 18.05. 2017 द्वारा प्रकाशित “किफायती आवास और 

मलिन बस्ती (स्लम ) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 " (हिन्दी - अंग्रेजी) में 

शुद्धिकरण के संबंध में । 

सं० 04 / HFA- 17/ 2017 - 261 — संकल्प सं0 - 1188 दिनांक - 18.05.17 द्वारा किफायती आवास और मलिन 
बस्ती ( स्लम ) पुनर्वास एवं पुनर्विकास नीति , 2017 अधिसूचित है । यह नीति बिहार राज्य के शहरी एवं आयोजना 
प्राधिकार क्षेत्र में प्रभावी है । हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित नीति में टंकण भूल के कारण कुछ भिन्नता है । 
अतएव अंग्रेजी में प्रकाशित नीति , 2017 में निम्नलिखित सुधार किए जाते है : 

अध्याय - 3 के Model -1 के तालिका Technical Parameters for EWS / LIG Component के 
क्र . सं. 6,7 , 8,9 तथा 10 को क्रमश: 1,2, 3,4, एवं 5 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model - 1 के तालिका Incentives for Developers के क्र . सं. -11,12,13,14,15 एवं 
16 को क्रमश: 1,2,3, 4,5 एवं 6 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model - 2 के तालिका Technical Parameters for EWS / LIG Component के 
क्र . सं. 6,7,8,9 तथा 10 को क्रमशः 1,2,3, 4, एवं 5 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model - 2 के तालिका Incentives for Developers के क्र . सं. - 11,12,13,14,15 एवं 
16 को क्रमशः 1, 2,3, 4,5 एवं 6 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model-3A के तालिका Technical Parameters for EWS/ LIG Component के 
क्र . सं. 6,7,8,9 तथा 10 को क्रमश: 1,2,3,4, एवं 5 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model - 3A के तालिका Incentives for Developers के क्र . सं. -11,12,13,14,15 
एवं 16 को क्रमश: 1,2,3,4,5 एवं 6 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model- 3B के तालिका Technical Parameters for EWS / LIG Component के 
क्र . सं . 6,7, 8 तथा 9 को क्रमशः 1, 2,3 एवं 4 पढ़ा जाय । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 7 फरवरी 2018 


अध्याय - 3 के Model- 3B के तालिका Incentives for Developers के क्र . सं. - 10,11,12, 13,14 
एवं 15 को क्रमशः 1,2,3,4,5 एवं 6 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model - 4A के तालिका Technical Parameters for EWS/ LIG Component के 
क्र . सं . 6,7, 8,9 एवं 10 को क्रमशः 1, 2, 3,4, एवं 5 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model - 4A के तालिका Incentives for Developers के क्र . सं. - 11,12,13, 14, 15 
एवं 16 को क्रमशः 1, 2,3,4,5 एवं 6 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model- 4B के तालिका Technical Parameters for EWS/ LIG Component के 
क्र . सं . 6, 7, 8,9 तथा 10 को क्रमशः 1, 2, 3,4, एवं 5 पढ़ा जाय । 
अध्याय - 3 के Model - 4B के तालिका Incentives for Developers के क्र . सं. - 11,12, 13,14,15 
एवं 16 को क्रमशः 1,2,3,4,5 एवं 6 पढ़ा जाय । 
हिन्दी में प्रकाशित नीति , 2017 में निम्नलिखित सुधार किए जाते है : 
अध्याय - 3 के मॉडल - 3 क के तालिका डेवलपरों के लिए प्रोत्साहन के क्र . सं. - 11, 12, 13,14,15 एवं 16 
को क्रमशः 1, 2, 3,4,5 एवं 6 पढ़ा जाय । 
अध्याय 5 के मॉडल - 5 की कंडिका - 5. 2 में उद्धृत तालिका के क्र . सं. - 4 को 3 पढ़ा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 112 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


